निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 पौष 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 25 ) पटना , वृहस्पतिवार , 3 जनवरी 2019 

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


अधिसूचना 

17 दिसम्बर 2018 
सं० बि0व0से0 ( आo) - 02 / 2012 - 3517 / प०व० — श्री राधाकान्त कुमार, बि0व0से0, तत्कालीन परियोजना 
निदेशक , ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को अपने नियत्री पदाधिकारी के अनुमति प्राप्त किये बिना अनाधिकृत 
रूप से विभाग में उपस्थित होना, श्री ललन राय, बि0प्र0से0 , संयुक्त सचिव , पर्यावरण एवं वन विभाग को अमर्यादित ढंग 
से संबोधित करना तथा उनके विरूद्ध अशोभनीय एवं अशिष्ट व्यवहार करना और अशोभनीय एवं असंसदीय भाषा का 
प्रयोग करना तथा उनकी बात ( श्री कुमार का ) न मानने की स्थिति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति थाना में मुकदमा 
दर्ज करने तथा आवेदन समर्पित करने की धमकी देने के आरोपों के कारण विभागीय ज्ञापन संख्या - 2493 , दिनांक 
07.08. 2012 द्वारा आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापन संख्या - 3885, दिनांक 18. 12.2012 द्वारा विभागीय 
कार्यवाही प्रारंभ की गयी एवं विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया था । 

विभागीय जाँच आयुक्त , पटना के पत्रांक 216, दिनांक 24 .02.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जाँच प्रतिवेदन 
में श्री कुमार के विरूद्ध गठित उपरोक्त तीनों आरोप प्रमाणित पाये गये । जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की 
प्रति श्री कुमार को भेजते हुए उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गयी एवं अभ्यावेदन प्राप्त किया गया । 

जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार से प्राप्त अभ्यावेदन के समीक्षोंपरांत श्री राधाकान्त कुमार , बि०व0से0, तत्कालीन 
परियोजना निदेशक , ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति उप वन संरक्षक , कार्यालय क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक , 
पटना को निम्नांकित शास्ति अधिरोपित किया जाता है : 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 3 जनवरी 2019 


" एक वर्ष की अवधि के लिए असंचयात्मक प्रभाव से कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर 
अवनति । " 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

रत्नेश झा , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 25 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


